रजिस्ट्री सं . 7 . ( ग . )- 12 


REGISTERED No . D. ( D)- 72 


I 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भाग II सण - उप - खण्ड (i ) 
PART II..... Section 3 - Sub-section (1) 

प्राभिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


34 . . 


सं० 283) नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 19 , 1981/ श्रावण 28, 1903 
No. 283] NEW DELHI, WEDNESDAY , AUGUST 19 , 1981/SRAVANA 28, 1903 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paghag a given to this part in order that it may be flod as a Foparta 

compilation 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1981 
सा . का . मि . 488 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , ओषधि और प्रसाधन सामग्री 
अधिनियम , 1940 ( 1940 का 30 ) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा औषषि तकनीकी बोड से परामर्श करने के पश्चात 

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में कतिपय और संशोधन करना 
चाहती है । जैसा कि उक्त धाराओं में अपेक्षित है , प्रस्तावित संशोधन का 
निम्नलिखित प्रारूप उस सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जा रहा है , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी 
जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस 
से नब्बे दिन की अवधि के पर्यवसान के पश्चात विचार किया जएगा । 

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की 
बाबत जो भी आक्षेप या सुझाब किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार 
उन पर विचार करेगी । 


611G1/ 81 


(1477) 


1478 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART II SBC , 3 (1) 


प्रारुप नियम 
1 . इन नियमों का संक्षिप्त नाम अषधि और प्रसाधन सामग्री ( संशोधन ) 
नियम , 1981 है । 

3 . अभि और प्रसाधन सामग्री , 1945 के नियम क में , - (1 ) 
उपनियम (1) में , मद (8) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त : स्थापित किया 
जाएगा : 

__ " परन्तु मस पोलियों वैक्सीन की बाबत निदेशक के करयों का निर्वहन उप 
निदेशक और उक्त संस्थान के पोलियो वैक्सीन परीक्षण प्रयोमशागा के प्रधान 
द्वारा किया जाएगा । " 

(2) . उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ; 
( 3) उपनियम (5) को उपनियम (4) के रूप में पुन : संस्थमकित 

किया जाएमा । 
[ फा . सं . एक्स 11013 / 2 / 81 - बी . एम . एस . और पी . एफ . ए] 

सी . वी . एस . मणि , अपर सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Department of Health) 

NOTIFICATION 

Now Delhi, tho 19th August, 1981 
G . S . R . 488 ( E ).---- The following draft of certain rules further to amood tho 
Drums and Cosmetics Rules , 1945 , which the Central Government propowo to. 
mako , after consultation with the Drugs Tochnical Advisory Board , in exerciso of 
tho Powers conferrod by doctions 12 and 33 of the Drugs and Commetics Act, 1940 
(233 of 1940), is heroby published as required by tho sald acctions for the in 
formation of all persons likely to be affected thoreby and potico is hereby given 
that tho said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a 
period of 90 days from the date on which tho copies of the Official Gazetto in 
which this notification is publishod are made availablo to the public. 

Aay objections or suggestions which may bo received from any person with 
respect to the said draft rules before tho expiry of tho poriod so spocifiod will be 
takon into consideration by the Contral Governmcat. 

Draft Rules 
1 . These rules may bo called the Drugs and Cosmetics ( Amendment) Rulon 
1981 . 
2. In the Drugs and Cosmetics Rules , 1945, ia tho rulo 3A ,- - 
(i) in sub-rule (1 ), after item (8 ), the following proviso shall be Inserted , 

namely : 
" Provided that the functions of the Director in regpect of Oral Polio 

Vaccine shall be exercised by tho Deputy Director and Head of the 

Polio Vaccino Testing Laboratory of tho sald institute " ; 
( ii) sub -rule ( 4 ) shall be omitted ; 
(ili ) sub -rulo (5 ) sball be re -numbered as sub -rulo (4 ). 

[ F. No . X . 1101312131 -DMSAKPFAI 

C . V . S . MANI, Addl. Secy . 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . or INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROI LER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1981 


